पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2012 - 2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डांक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई , दिनांक 
30 - 05 - 2001 . " 


STA सत्यमेव जयते । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 236 ] 


रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 मई 2014--- ज्येष्ठ 10, शक 1936 


छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय 


रायपुर, शनिवार ,दिनांक 31 मई, 2014 ( ज्येष्ठ 10, 1936 ) 


अधिसूचना 


क्रमांक- 6018 / वि. स ./विधान / 2014. - “ छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा केनिर्वाचन क्षेत्र 79 - अंतागढ़ ( अ. ज. जा .) से निर्वाचित सदस्य 
श्री विक्रम उसेंडी, द्वारा दिया गया त्याग -पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 190 के खंड ( 3 ) के उप खंड ( ख ) की अपेक्षानुसार 
तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 276 ( 1 - क) के तहत दिनांक 31 मई , 2014 को स्वीकृत किये जाने 
के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ विधान सभा का उक्त स्थान उसी दिनांक से रिक्त हो गया है. " 


हस्ता . / 
चन्द्र शेखर गंगराड़े 

अपर सचिव . 


471 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014 . 


